PARTI]] 


HARYANA GOVT . GAZ., NOV. 14, 2006 ( KRTK. 23, 1928 SAKA) 


821 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 3/6 नवम्बर , 2006 


क्रमांक 9021/3- एल ०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल सन्तुष्ट है कि नीचे वर्णित भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्चेपर , सार्वजनिक 
प्रयोजन अर्थात् एस्केप चैनल जोकि सुखचैन वितरिका की बुर्जी नं ० 26770 के दाएं ओर से निकलती है के बुर्जी नं० 0 से 440 
( 82 से 440 बुर्जी) के निर्माण हेतु गांव मढ़, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद में ली जानी अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम , 1894 की धारा 4 क्रमांक 7024/ 3- एल ०, दिनांक 28 अगस्त . 2006 और हरियाणा सरकार के गजट दिनांक 28 अगस्त , 2006 
में प्रकाशित हो गई है । 


यह घोषित किया जाता है कि नीचे वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए शीघ्र अधिकृत करनी अपेक्षित है । 


यह घोषणा 1894 की भूमि अधिग्रहण की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए है जिनसे यह सम्बन्धित है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , फतेहाबाद तथा कार्यकारी अभियन्ता, फतेहाबाद जल 
सेवाएं मण्डल, फतेहाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० व परिक्षेत्र का विवरण 


क्रम जिला 
संख्या 


नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 . 


4 


10 


6 


7 


एक जमीन की टुकड़ी 358 फुट की लम्बाई में है, 
सम्भवतया पूर्व- दक्षिण से उत्तर - पश्चिम दिशा में 
दर्शाई गई है और अधोलिखित किला व खसरा 
नं ० में पड़ती है । 


1. फतेहाबाद 


रतिया 


मद 


108 


0.81 


76. 


3/1 , 3/2, 4, 6/1 , 6/2, 7, 8 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


आर ० के ० दीवान , 

अधीक्षक अभियन्ता , 
भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल नं02, हिसार | 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 3rd /6th November, 2006 


No. 9021/ 3L. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed urgently 
by the Government, at the public expense , for a public purpose, namely, for land to be acquired for Construction of 

Escape Channel from RD 0 to 440 ( for RD 82 to 440 ) offtaking at RD 26770 / R Sukhchain Disty. outfalling 
in River Ghaggar, Village Madh, Tehsil Ratia, District Fatehabad for which notification under Section 4 
has been issued vide No. 7024 /3-L , dated 28th August, 2006 and also published in Haryana Government Gazette 
dated 28th August, 2006 . 


822 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 14, 2006 ( KRTK. 23 , 1928 SAKA) 


[ PARTI 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required urgently for the above 
purpose. 


The declaration is made under the provision of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 for the information 
of all to whom itmay concern . 


Plan of the land may be inspected in the offices of District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, 
Fatehabad and Executive Engineer, Fatehabad Water Services Division , Fatehabad . 


Specification 


Tehsil 


Sr. District 
No. 


Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Boundary No./Killa No./Khasra No. 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land 358 feet in a length and 
lying generally in the direction of East 
South and North - West comprising of 
field Nos . as under : 


Fatehabad 


Ratia 


Madh 


108 


0.81 


76 


3/1 , 3/2 , 4, 6/1 , 6/2, 7,8 


By order of the Governor ofHaryana . 


R.K. DEWAN, 
Superintending Engineer, 
Bhakra W / S Circle No. II, Hisar . 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़क शाखा) 


शुद्धि पत्र 


दिनांक 6 नवम्बर , 2006 


नं ० एस० ई०/ लो ० नि ० वि ० / भ० एवं स ० / चण्डीगढ़ /15654.-- हरियाणा सरकार लोक निर्माण शाखा विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा) 


नं ० एस ० ई ० / लो ० नि ० वि ०/ भ ० एवं स ०/ चण्डीगढ़ नं 0 899, दिनांक 17 फरवरी, 2005 में धारा 7 के उपबन्ध के अधीन जिला राजस्व अधिकारी 


.. - तथा भूमि अर्जन समाहर्ता की जगह भूमि अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग ,भवन एवं मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी पढ़ा जाये । 


( हस्ता० .). . . 
अधीक्षक अभियन्ता, 


चण्डीगढ़ वृत , लोक निर्माण विभाग , 

( भवन एवं मार्ग शाखा) । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV . 14 , 2006 (KRTK . 23, 1928 SAKA ) 


823 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), 


CORRIGENDUM 


The 6th November , 2006 


No. SE /PWD /B & R / Chandigarh /15654.- In Haryana Government notification issued vide 
No. SE /PWD/B & R / Chandigarh No. 899 , dated 17th February , 2005 , under the provision of Section 7 of said 
Act Land Acquisition Officer PWD, B & R Branch, Ambala Cantt. may be read in place of District Revenue. 
Officer -cum- Land Acquisition Collector Ambala. 


( Sd. )..., 
Superintending Engineer , 
Chandigarh Circle , Public Works Department 

(Building & Roads Branch ). 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़कें शाखा), 


दिनांक 7 नवम्बर , 2006 


क्रमांक 4716.- हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचेवर्णित भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सरकारी प्रयोजन 
अर्थात् रोहतक - झज्जर -रिवाड़ी नई रेलवे लाईन के निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित है, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित 
भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप धारा (2) के खण्ड ( सी) के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के उपबन्धों 
के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के 
लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

हरियाणा के राज्यपाल को सन्तुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त जिसके लिए भूमि अपेक्षित है उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा ( 2) 
के खण्ड ( सी ) के उपबन्ध इस पर लागू होते हैं । इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 5- क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , झज्जर या सहायक अधिशासी अभियन्ता, रोहतक के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


मुरब्बा नं ०/किला नं ० व दिशा / खसरा नं ० 


हदबस्त नं ० क्षेत्रफल 

एकड़ 


का नाम 


का नाम 


1 


2 . 


3 


4 . 


5 


6 


झज्जर 


झज्जर 


2 


90-05 


महाराणा 
( जारी) 


86 1/1/2, 10/3/1 , 11/1/2, 11/3/1 , 20/1/2 , 

21/3, 22/1/1 , 22/2/1 


87 5/1 


88 2/1 , 9/2 , 10/1 , 11/3/2 , 12/2, 19/2 , 

22/2 


824 


HARYANA GOVT: GAZ., NOV. 14 , 2006 (KRTK . 23 , 1928 SAKA ) 


[ PARTI 


1 . 


2 


3 


4 


5 


6 


झज्जर 


झज्जर 


2 


90-05 


महाराणा 
( समाप्त ) 


114 2/2 , 8/2 , 9/1 , 12/1/2, 12/2/2, 13/1/1 , 

13/2/1, 18/2 , 19/1 , 23/2 


1153/ 2,8/ 2 , 13/2, 17/2, 18/1, 23/2, 24/1 


1413/2, 4/1/1, 4/2/2, 7/2, 14/2, 17/2, 

24/2, 25/1 


142 4/2/2 , 5/2/1 , 6/3/1, 7/1/1 


. 


- 


रास्ता सड़क और नहर रास्ता और सड़क 
327/212 , 352/2 , 902/1/1 , 902/3/2 , 
906/2 नहर 


86 1/2/1, 10/2/2, 11/2, 20/2/1 , 21/2/2 


88 


1/2/2, 1/3 


142 4/1/2, 5/1/1 , 6/2/2, 7/2/1 , 902/1 


उपरोक्त किला नं० / खसरा नं ० का कुछ भाग अधिसूचित 
कराया गया है । अत: सभी किला नं ०/ खसरा नं ० 
कामिन समझा जाए । रेलवे लाईन सामान्यत : उत्तर से 
दक्षिण दिशा में जानी है , जैसा कि नक्शे में दिखाया गया 


है 


मा 


( हस्ता ०)... , 
उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण , 
उ ० रे० , तिलक ब्रिज , नई दिल्ली । 


. 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROADS BRANCH), 


The 7th November , 2006 


No. 4716. - Whereas , it appears to the Governor of Haryana, that the land described below is needed by the : " .... 
Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for construction of Rohtak-Jhajjar- Rewari, New: 
Railway Line is hereby notified that the land described below is needed for above purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 read with clause (c ) of Sub - section (2 ) of Section 17 of : 
the Land Acquisition Act 1894 for the information of all to whom itmay concern . 


In exercsie of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers with their servants and workmen for the timebeing engaged in the undertaking to enter upon and survey anys . 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Further, whereas, the Governor of Haryana is satisfied that purpose for which the land is required is of an 
urgent importance within the meaning of clause (c ) of Sub -section (2 ) of as Section 17 of the said Act and whereas the 
Governor of Haryana is of the opinion that the provisions of Sub - section (4 ) of Section 17 of the said Act, that the 
provision of Section 5 - A of the said Act shall not apply in regard to this acquisition . *** 


The plan of the land may be inspected in the office of the DRO - cum - Land Acquisition Collectof Jhajjar or 
Assistant Executive Engineer/Const . Northern Railway Rohtak . 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ., NOV. 14, 2006 ( KRTK . 23, 1928 SAKA) 


825 


Specification 


Name of 
District 


Murabba No./Killa No. & Khasra No. 


Name of 
Tehsil 


Nameof 
Village 


Hadbast 
No. 


Area 
K -M 


2 


3 


4 


5 


6 


Jhajjar 


Jhajjar 


Maharana 


2 


90-05 


86 


1/1/2, 10/3/1 , 11/1/2 , 11/3/1 , 20/1/2 , 
21/3, 22/1/1 , 22/2/1 


87 


5/1 


88 


2/1 , 9/2: 10/1 , 11/3/2, 12/2 , 19/2 ; 
22/2 


114 2/2, 8/2; 9/1. 12/1/2, 12/2/2, 13/1/1 , 

13/2/1 , 18/2 , 19/1 , 23/2 


115 3/2, 8/2, 13/2 , 17/2 , 18/1 , 23/2, 24/1 


- 


141 3/2 , 4/1/1 , 4/2/2, 7/2 , 14/2, 17/2, 

24/2, 25/1 


1424/2/2 , 5/2/1, 6/3/1, 7/1/1 


Rasta Road & River Road & River 
327/2/2 , 352/2, 902/ 1 / 1.902 / 3 / 23; 
906/2 River 


86 


1/2/1 , 10/2/2, 11/2, 20/2/1, 21/2/2 


88 


1/2/2, 1/3 


142 4/1/2, 5/1/1 , 6/2/2, 7/2/1, 902/1 


The above noted Killa /Krasra numbers are 
partly notified thus Killa /Khasra numbersmay 
be considered as min . The railway line generally 
lying from North to South as shown in the plan . 


( Sd. ! .., 
Dy. Chief Engineer /Const. 

Northern Railway , Tilak Bridge , New Delhi. 
लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़कें शाखा), 


दिनांक 7 नवम्बर, 2006 


क्रमांक 4716A.- हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , सरकारी 
प्रयोजन अर्थात् रोहतक- झज्जर- रिवाड़ी नई रेलवे लाईन के निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित है, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे 
वर्णित भूमि उपर्युक्त्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उए धारा (2) के खण्ड ( सी ) के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के उपबन्धों 
के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , इस समय , इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये 
इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


. 


826 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 14, 2006 ( KRTK. 23 , 1928 SAKA) 


[ PARTI 


हरियाणा के राज्यपाल को सन्तुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त जिसके लिए भूमि अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2) 
के खण्ड ( सी ) के उपबन्ध इस पर लागू होते हैं । इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 5- क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 

भूमि के. नक्शे का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , झज्जर या सहायक अधिशासी अभियन्ता, रोहतक के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिले 


तहसील 


गांव का नाम हदबस्त नं ० 


रकबा 


मुरब्बा नं ०/किला नं ० व दिशा/ खसरा नं ० 


का नाम 


का नाम 


क ० - म ० 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


झज्जर 


बेरी 


मदाना खुर्द 


12 


16-13 


52 7/2, 14/2, 17/2, 24/2 


53 4/1/2, 4 / 2/ 2,5/ 1,6/ 2 


नाला व रास्ता 89/ 2,91/ 2 , 68/2 , 349/2 


उपरोक्त किला नं० / खसरा नं ० का कुछ भाग अधिसूचित 
कराया गया है । अत: सभी किला नम्बर / खसरा नं ० 
को मिन समझा जाए । रेलवे लाईन सामान्यत: उत्तर से 
दक्षिण दिशा में जानी है , जैसा कि नक्शे में दिखाया गया 


( हस्ता०)... , 
उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, 
उत्तर रेलवे, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROADS BRANCH) 


The 7th November, 2006 


No. 4716A .-- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described below is needed by the 
Government, at public expenses, for a public purpose , namely , for construction of Rohtak - Jhajjar -Rewari , 
New Railway Line is hereby notified that the land described below is needed for above purpose. 


This notification is made under the provision of Section 4 read with clause (c) of Sub -section (2 ) of Section 17 of 
the Land Acquisition Act, 1894 for the information of all to whom itmay concern . 

In exercsie of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers with their servants and workmen , for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any . 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Further,whereas, the Governor of Haryana is satisfied that purpose for which the land is required is of an urgent 
importance within the meaning of clause (c ) of Sub -section ( 2) of Section 17 of said Act and whereas, the Governor of 
Haryana is of the opinion that the provision of Sub - section ( 4) of Section 17 of the said Act, that the provision of 
Section 5 - A of the said Act shall not apply in regard to this acquisition . 


The plan of the land may be inspected in the office of the DRO -cum - Land Acquisition Collector, Jhajjar or 
Assistant Executive Engineer/Const . Northern Railway , Rohtak . 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ , NOV. 14, 2006 ( KRTK. 23, 1928 SAKA) 


827 . . 


Specification 


Murabba No./Killa No. & Khasra No. 


Nameof 
District 


Name of 
Tehsil 


Nameof 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres . 


1 


2 


3 


4 


5 . 


6 


Jhajjar 


Beri 


Madana 


12 


16-13 . 


52 


7/2, 14/2, 17/2, 24/2 


Khurd 


53 

4/1/2, 4/2/2, 5/1, 6/2 

Rasta & Drains 89/2 , 91/2, 68/2, 349/2 
The above noted Killa /Khasra numbers are 
partly notified thus Killa/Khasra numbersmay 
be considered as min . The railways line 
generally laying from North to South as shown 
inthe plan. 


( Sd.). ... 
Dy: Chief Engineer/ Const . 
Northern Railway, Tilak Bridge , New Telhi. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़कें ) 

दिनांक 7 नवम्बर, 2006 
क्रमांक 4716 -B. हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि सरकार द्वारा , सरतरी खर्च पर , सरकारी प्रयोजन 
अर्थात् रोहतक- झज्जर -रिवाड़ी नई रेलवे लाईन के निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित है, इसके द्वारा यह अधिसूचित " या जाता है कि नीचे वर्णित भूमि 
उपयुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड ( सी) के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के उपबन्धों के 
अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसमय इस कार्यों में लगे अधिकारियों को अपने 
सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा क्षेत या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए 
इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

हरियाणा के राज्यपाल को सन्तिष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त जिसके लिए भूमि अपेक्षित है उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2) 
के खण्ड ( सी) के उपबन्ध इस पर लागू होते हैं । इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 उप धारा (4) के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं ांगे । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कफ्टर , झज्जर या सहायक अधिशासी अभियन्ता , रोहतक के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशियिा 


जिला का नाम तहसील का 


गांव का नाम 


त्रफल 


हदबस्त नं ० 


मुरब्बा नं ०/किला नं ० व दिशा 


नाम 


क o- म ० 


1 


2 


5 


6 


3 


झज्जर 


बेरी 


10 


172-00 


4 


11/2, 12/1 , 19/2 , 20/1 , 21/2 , 22/1 


मदाना कलां 
( जारी) 


9 


9 , 2/1 , 9/2, 10/1 . 11/1/2 ; 11/2/2 , 
11/3/2, 12/1/1 , 12/2/1 , 12/3/1 , 19/2 , 
20/2/1 , 20/3/1 , 21/2, 22/1 


- 


828 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 14 , 2006 (KRTK . 23, 1928 SAKA ) 


[ PARTI 


..1 


2 


3 


4 


5 


6 


हज्जर 


बेरी 


172-00 


16 


V , 10/2 , 11/2, 20/2 , 21/2 


मदाना कलां 
( समाप्त) 


24 


Y , 10/2 , 11/2 , 20/2 , 21/2 


32 


, 10/2, 11/1/2, 11/2/2, 20/2, 21/2 


38 


Y , 10/2 , 11/2, 20/2, 21/1 


39 


25/2 , 26/2 


47 


5/2, 6/1/1 , 15/2 , 16/1 , 25/2 


- 


48 


1/1 , 10/2, 11/1 , 20/2, 21/1 


53 


9 , 10/2, 11/2 , 20/1/2, 20/2/2 , 
21/1/2, 21/2/2 


54 


5/2 


65 


12 , 2/1 , 9/1/2, 9/2/2 , 10/1 , 11/2 , 
12/2, 19/1/2 , 22/1/2, 22/2/2 , 22/3/2 , 
19/2/1/2 


68 


2/2 , 9/2, 12/1/3/2, 12/2 , 13/1, 18/2 , 
19/1/1 , 19/2/1, 19/3/1 , 19/4/1 , 22/2/2, 
23/1 


80 


2/2 , 3/2, 8/1/2, 8/2/2, 13/1/2, 13/2/1, 
18/1 , 17/1/2 , 17/2/2, 23/2, 24/1 


82 


3/2, 4/1, 7/ 2,8/ 1, 13/2 


रास्ता एवं नाला 


179/2, 357/2, 181/2 , 360/2/2, 157/2 , 
385/2 , 185/2 , 387/ 1,371/ 2 , 161/2 


या 21.356 एकड़ 


उपरोक्त किला/ खसरा नं ० का कुछ भाग अधिसूचित कराया 
गया है । अत: सभी किला नं ०/ खसरा नं ० का मिन समझा 
जाये । रेलवे लाईन सामान्यता उत्तर से दक्षिण दिशा में 
जानी है जैसा कि नक्शे में दिखाया गया है । 


( हस्ता.). 
उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण , 
उत्तर रेलवे, तिलक ब्रिज । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) 


The 7th November , 2006 


No. 4716.B .-- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described below is needed by the 
Government, at public expense, for a public purpose , namely , for construction of Rohtak -Jhajjar-Rewari 
New Railway Line is hereby notified that the land described below is needed for above purpose. 

This notification is made under the provision of Section 4 read with clause (c ) of Sub -section (2 ) of Section 17 of 
the Land Acquisition Act, 1894 for the information of all to whom it may concern . 


PART I ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV. 14 , 2006 (KRTK . 23 , 1928 SAKA ) 


829 


In exercsie of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana, hereby authorizes the 
officers with their servants and workmen , for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Further, whereas, the Governor of Haryana is satisfied that purpose for which the land is required is of an urgent 
importance within the meaning of clause (c ) of Sub -section (2 ) of Section 17 of said Act and whereas , the Governor of 
Haryana is of the opinion that the provision of Sub - section (4 ) of Section 17 of the said Act, that the provision of 
Section 5 - A of the said Act shall not apply in regard to this acquisition . 

The plan of the land may be inspected in the office of the DRO-cum -Land Acquisition Collector, Jhajjar or 
Assistant Executive Engineer/Const. Northern Railway, Rohtak . 

Specification 


Murabba No./Killa No. 


Name of 
District 


Name of 
Tehsil 


Name of 
Village 


Hadbast 
No. 


Area 
K - M 


Í 


2 


3 


4 


5 


6 


Jhajjar 


Beri 


10 


: Madana 

Kalan 


;; 172-00 


4 * 11/2 , 12/1 , 1912 , 20/1, 21/2 , 22/1 
9 12 , 2/1 , 9/2 , 10/1, 11/1/2 , 11/2/2 , 

1.1 /3 /2 , 12/1/1, 12/2/1 , 12/3/1 , 1972 , 

20/2/1 , 20/3/1, 21/2 , 22 / 1.com 
16 42 , 10/2 , 11/2 , 20/2 , 21/2 
24 12, 10/2 ; 1-1 /2 , 20/2 , 21/2 
32 12, 10/2 , 1.1/ V/ 2 , 11/2/2 , 20/2 , 21/2 
38 42 , 10/2 , 11/2 , 20/2 , 21/1 
39. 25/2 , 26/2 
47 5/2 , 6/1/1, 15/2 , 16 / 1,25 /2 
48 1/1 , 10/2 , 11/1, 20/2 , 21/1 
53 12 , 10/2 , 11/2 , 20/1/2 , , 20/2/2 , 

21/1/2 , 21/2/2 


54 


5/2 


65 


5 , 2/1, 9/1/2 , 9/2/2 , 10/1 , 11/2 , 
12/2 , 19/1/2 , 22/1/2 , 22/2/2 , 22/3/2 , 
19/2/1/2 


68 


2/2 , 9/2 , 12/1/3/2 , 12/2 , 13/1 , 18/2 , 
19/1/1 , 19/2/1; 19/3/1 , 19/4/1 , 22/2/2 , 
23/1 


80 


2/2 , 3/2 , 8/1/2 , 8/2/2 , 13/1/2 , 13/2/1 , 
18/1, 17/1/2 , 17/2/2 , 23/2 , 24/1 
3/2 , 4/1, 7/2 , 871, 13/2 


82 


Rasta and drains 


179/2 , 357/2 , 181/2 , 360/2/2 , 157/2 , 
385/2 , 185/2 , 387/1 , 371/2 , 161/2 


or 21.356 Acres 


The above noted Killa /Khasra numbers are 
partly notified thus Killa /Khasra numbers may 
be considered asmin . The railway line generally 
laying from north to South as shown in the plan . 


( Sd .)..., 

Dy. Chief Engineer/Const. 
Northrn Railways, Tilak Bridge, New Deudi .. 


